MA 


: 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

16 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 114 राँची, शुक्रवार 

7 मार्च , 2014 ( ई० ) 


वित्त विभाग । 


अधिसूचना 

6 मार्च, 2014 
संख्या -वित्त - 7/विविध- 2002/ 2013/ 842/वि० -- वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची के 
संकल्प संख्या 2741 दिनांक 23 अक्टूबर, 2003 के क्रम में अधिसूचना संख्या 212/ वि . दिनांक 
22 जनवरी, 2014 के द्वारा श्री सुलसे बाखला, संयुक्त सचिव , कृषि एवं गन्ना विकास विभाग , 
झारखण्ड , राँची को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के लिए भी आंतरिक वित्तीय 
सलाहकार अधिसूचित किया गया है । 


इसमें आंशिक संशोधन करते हुए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मद्देनजर दिनांक 
31 मार्च, 2014 तक श्री मुकेश कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , पेयजल 
एवं स्वच्छता विभाग के लिए आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य सम्पादन करेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 7 मार्च 2014 


दिनांक 1 अप्रैल , 2014 के प्रभाव से श्री सुलसे बाखला, संयुक्त सचिव, कृषि एवं 
गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , 
झारखण्ड, राँची के लिए आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में अधिसूचित किया जाता है । 


पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 212/ वि . दिनांक 22 जनवरी , 2014 की शेष 
कंडिकाएँ यथावत् रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद चन्द्र झा , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 114 _ 50 | 


